निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 275 ) 


5 चैत्र 1940 ( श० ) 
पटना, सोमवार 26 मार्च 2018 


बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार 


अधिसूचना 

9 मार्च 2018 
सं0 नि प्रा०/नि० 1- 01/2018 - 202 — बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार की अधिसूचना संख्या 9571 दिनांक 27 . 
09. 2012 द्वारा जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक के निर्वाचन के लिए संबंधित बैंक मुख्यालय के जिले के सदर अनुमंडल 


पदाधिकारी को अपने - अपने क्षेत्राधिकार के लिए निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी - सह - निर्वाचन पदाधिकारी नियुक्त किया 


गया था । 


__ 2. उक्त अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी, औरंगाबाद को जिला केन्द्रीय सहकारी 
बैंक , औरंगाबाद के निर्वाचन पदाधिकारी के दायित्व से मुक्त किया जाता है एवं उनके स्थान पर श्री पुरूषोतम पासवान, 


वरीय उप समाहर्ता, औरंगाबाद को निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है । 


3.वरीय उप समाहर्ता - सह - निर्वाचन पदाधिकारी , जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक के निर्वाचन हेतु अपने अधीन 


कार्यरत प्रखंड विकास पदाधिकारी/ अंचल अधिकारी / भूमि सुधार उप समाहर्ता/ उप समाहर्ता को उप निर्वाचन पदाधिकारी 


के रूप में नियुक्त कर सकते है । 


4. वरीय उप समाहर्ता - सह - निर्वाचन पदाधिकारी संबंधित जिला पदाधिकारी - सह - जिला निर्वाचन पदाधिकारी 


( स0स0 ) के निर्देशन एवं नियंत्रण में उक्त सहकारी बैंक का चुनाव संबंधित कार्य करेंगे । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 26 मार्च 2018 
5. उक्त पदनामित पदाधिकारी बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम 2008 की धारा 4 के अंतर्गत बिहार राज्य 


निर्वाचन प्राधिकार के पर्यवेक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण में निर्वाचन का संचालन करेंगे। 


6 . 


उक्त अधिसूचना की अन्य बाते यथावत रहेंगी । 


आदेश से , 

फूल सिंह , 
मुख्य चुनाव पदाधिकारी । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 275 -571 +50 -डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic .in 


